ould 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 ज्येष्ठ , 1940 ( श० ) 


संख्या- 561 


राँची, बुधवार 


6 जून , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
21 मई , 2018 


संख्या - 4/नियुक्ति -01-02/ 2016 का.- 3396-- श्री सुनील दास को विभागीय अधिसूचना 
सं०- 1( HRMS ) दिनांक 14 जून , 2016 द्वारा परीक्ष्यमान उप समाहर्ता के पद पर औपबंधिक रूप 
से नियुक्ति के उपरांत योगदान की निर्धारित तिथि 15 जून , 2016 को एकाधिक बार विस्तारित 
किये जाने के बावजूद योगदान नहीं करने के फलस्वरूप उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जाती है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 561 -- 50 


